निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 511 ) 


12 आषाढ़ 1935 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 3 जुलाई 2013 


सं0 8 / प्र . सु . आ . - 06 - 01 / 2013सा. - 10036 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


संकल्प 

2 जुलाई 2013 
विषयः -द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु समिति का गठन के संबंध में । 

भारत सरकार द्वारा गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्पित 15 (पन्द्रह ) प्रतिवेदनों में की गयी 
अनुशंसाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक 
सुधार , लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के पत्रांक - के . -11012 / 73 / 2012 - ए. आर., दिनांक 01.05.2013 द्वारा दिये गये 
सुझाव के आलोक में एक समिति का गठन निम्नरुपेण किया जाता है : 
1. मुख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
2. प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य सचिव 
3. महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान , बाल्मी – सदस्य 

फुलवारीशरीफ , पटना । 
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - निगमायुक्त, पटना नगर निगम 
5 . श्रीमती प्रतिमा एस. वर्मा ( भा .प्र. से.), जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी 

सदस्य 
6. श्री बालामुरुगण डी . ( भा . प्र. से.), जिला पदाधिकारी, गया 

सदस्य 
7. प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत और पेंशन विभाग , भारत सरकार द्वारा मनोनित - 

एक प्रतिनिधि । 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 3 जुलाई 2013 
2. उक्त समिति द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लिए गये 
निर्णयों के कार्यान्वयन एवं कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी । 

3. उक्त समिति की बैठक मुख्य सचिव, बिहार के आदेशानुसार आयोजित किया जाएगा तथा बैठक की सूचना 
15 ( पन्द्रह) दिन पूर्व सभी माननीय सदस्यों को भेजा जाएगा । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 511 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic . in 


